पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-17] रुड़की, शनिवार , दिनांक 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -48 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


557-579 


1500 


737-740 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


- 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


557 - क 


-- 


। 


558 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर , 2016 ई० (अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

ऊर्जा अनुभाग -01 

अधिसूचना 

21 नवम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 800 / I / 2016-01 / 04 / 2014- श्री राज्यपाल महोदय , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत 
आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) विनियम , 2010 के विनियम 3 एवं विनियम 29 के अन्तर्गत और प्रस्तुत विषय पर विद्यमान सभी 
नियमों एवं आदेशों का अधिक्रमण करते हुए विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण - पत्र तथा वर्कमैन को परमिट दिये 
जाने हेतु निम्नलिखित विनियम एवं शर्ते बनाते हैं : 

विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण - पत्र एवं वर्कमैन को परमिट प्रदान किये जाने हेतु विनियम एवं शर्ते , 


2016: 


संक्षिप्त नाम एवं 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम “विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण - पत्र एवं वर्कमैन को परमिट 

प्रदान किये जाने हेतु विनियम एवं शर्ते, 2016 * है । 


प्रारम्भ 


( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 


( 3) यह विनियम एवं शर्ते सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगी । 
2. उद्देश्य 


इन शर्तों के द्वारा पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण - पत्र एवं वर्कमैन को परमिट प्रदान किया जायेगा । 


3. प्रमाण - पत्रों के प्रकारः 


प्रमाण - पत्र निम्न दो प्रकार के होंगे: 


( क ) वर्कमैन परमिट , 


( ख ) पर्यवेक्षकों के लिए सक्षमता प्रमाण - पत्र । 


वर्कमैन परमिट 


4. वर्कमैन परमिट दो प्रकार के होंगे, अर्थात " वर्कमैन परमिट, क्लास - ए " एवं “ वर्कमैन परमिट 
क्लास - बी । 


5. कार्य का स्वरूप - क्लास बी वर्कमैन परमिट का धारक निम्न विभव एवं मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन 
( 650 वोल्ट से अनधिक ) का कार्य कर सकता है अथवा अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में (650 
वोल्ट से अनधिक) प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकता है । 


वर्कमैन धारक , पर्यवेक्षण या बिजली सम्बन्धी कार्य का ठेका लेने हेतु अधिकृत नहीं है । 


6. आवेदन - वर्कमैन परमिट प्राप्त करने के लिए विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी को 
आवेदन किया जायेगा । इस विनियम के उपविनियम -8( क ) (2 ) के अन्तर्गत वर्क मैन परमिट 
क्लास - बी हेतु आवेदन प्रपत्र ए -1 में किया जायेगा तथा वर्कमैन परमिट क्लास - ए हेतु आवेदन प्रपत्र 
ए -2 में किया जायेगा । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


559 


7. प्रमाण पत्र : - वर्कमैन परमिट प्रपत्र बी -1 में दिया जायेगा । 
8. वर्कमैन परमिट दिये जाने हेतु अर्हता : 
( क ) वर्कमैन परमिट क्लास - बी : - वर्कमैन परमिट क्लास - बी उत्तराखण्ड राज्य 

के निवासी अथवा उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को 
दिया जा सकेगा जो निम्नलिखित उपविनियम (1) और ( 2) में उल्लिखित 

कोई एक योग्यता रखता हो । 
( 1) उसने बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ( इलैक्ट्रिसिटी) द्वारा आयोजित वर्कमैन परीक्षा 

उत्तीर्ण की हो । 
( 2) ( एक ) जिसने विद्युतकार, वायरमैन , इलैक्ट्रिकल सैक्टर या लाइनमैन ट्रेड 

में दो वर्षीय प्रशिक्षण अथवा 18 माह के प्रशिक्षण के बाद छ: माह 
का इन - प्लान्ट प्रशिक्षण के उपरान्त " राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण - पत्र" 

प्राप्त किया हो , या 
( दो ) जिसने विद्युतकार, वायरमैन, इलैक्ट्रिकल सैक्टर या लाइनमैन ट्रेड 

में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो , या 
(तीन) : जिसने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी वायरमैन और 

लाइनमैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो या किसी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान से वायरमैन, विद्युतकार, इलैक्ट्रिकल सैक्टर या 

इलैक्ट्रिकल वायरिंग में दो वर्षीय कोर्स पास किया हुआ हो , या . 
( चार ) जो विद्युतकार , वायरमैन, इलैक्ट्रिकल फीटर या इंस्ट्रूमेन्ट फिटर 

ट्रेड में भारतीय सेना, नेवी अथवा वायु सेना से डिस्चार्ज किया 

गया एक्स सर्विसमैन हो ; और 
(एक ) जिसे विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने न्यूनतम दो वर्ष का 

अनुभव हो , या 
( दो) जिसके द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युतीय 

अधिष्ठापन का कार्य करने हेतु उपयुक्त पाया जाये । 
अभ्यर्थी का ज्ञान का परीक्षण मौखिक और / या प्रयोगात्मक परीक्षण 

द्वारा किया जायेगा । 
( ख ) वर्कमैन परमिट क्लास - ए :- वर्कमैन परमिट क्लास - ए उत्तराखण्ड राज्य 

के निवासी अथवा उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को 
दिया जा सकता है, जिसके पास विनियम 8( क ) में उल्लिखित योग्यता हो 

और 
( 1) जिसे विद्युत ठेकेदार के यहाँ उच्च विभव अधिष्ठापनों में कार्य करने का 

न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, या 
( 2) जिसे उच्च विभव अधिष्ठापनों में अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का 


----- 


। 


560 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर , 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


अनुभव हो । 


एक व्यावहारिक और / या मौखिक परीक्षण द्वारा, अभ्यर्थी के उच्च विभव 
अधिष्ठापनों के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त वर्कमैन परमिट 

क्लास - ए दिया जायेगा । 
9... पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा जारी वायरमैन परमिट को नवीकरण हेतु 
विद्युत निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर , वर्कमैन परमिट क्लास - बी में . 
परिवर्तित किया जा सकेगा । 

विद्युत पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण - पत्र 
10. विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण - पत्र की तीन श्रेणियाँ होंगी : 
( क ) सक्षमता का राष्ट्रीय - प्रमाण पत्र जो अन्य राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित 

प्रदेशों द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु अर्ह होगा । 
( ख ) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - ए, जो कि राज्य के भीतर वैध होगा । 

( ग ) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - बी, जो कि राज्य के भीतर वैध होगा । 
11. कार्य का स्वरूप :- क्लास बी सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक किसी लाइसेन्सी 

विद्युत ठेकेदार के अधीन निम्न विभव एवं मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन ( 650 
वोल्ट से अनधिक) का कार्य कर सकेगा अथवा कार्य का पर्यवेक्षणं कर सकता है 
या अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में (650 वोल्ट से अनधिक) प्रचालन 
एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकेगा । 
क्लास ए सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक किसी लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार के 
अधीन निम्न विभव , मध्यम विभव एवं उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन ( 650 वोल्ट 
तक एवं उससे अधिक ) का कार्य कर सकेगा अथवा कार्य का पर्यवेक्षण करे 
सकेगा या अभिहित किये जाने पर किसी प्रतिष्ठान में ( 650 वोल्ट तक एवं उससे 
अधिक ) प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कर सकेगा । 
सक्षमता प्रमाण : - पत्र धारक बिजली का ठेका लेने हेतु अधिकृत नहीं है, जब 

तक कि उसके पास विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स न हो । 
12. आवेदन :- विनियम -14 अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 

विद्युत निरीक्षक , उत्तराखण्ड सरकार , हल्द्वानी . को आवेदन किया जायेगा । 
उपविनियम -7( क ) 14( क ) के अन्तर्गत सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन 
प्रपत्र ए -7 में किया जायेगा । सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - बी हेतु आवेदन प्रपत्र 
ए -3 में किया जायेगा । सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - ए हेतु आवेदन प्रपत्र ए -4 

में किया जायेगा । 
13. प्रमाण पत्र : - सक्षमता प्रमाण पत्र प्रपत्र बी -2 में दिया जायेगा । सक्षमता का 

राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रपत्र बी -3 में दिया जायेगा । 
14. पर्यवेक्षकों को सक्षमता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु अर्हता : 

सक्षमता का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकेगा 


--- 


...-----.. 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


561 


--- 


. 


(1) जिसने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सामान्य पाठ्यक्रम 

के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो , या 
(2) जिसे विद्युत अभियंत्रण / इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग 

में सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से वैध डिग्री प्राप्त करने या 
ए0 एम0 आई0ई0 (विद्युत अभियंत्रण में पार्ट ए एवं पार्ट बी उत्तीर्ण 
करने के उपरान्त विद्युतीय अधिष्ठापनों में इरैक्शन कार्य का 
न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम 04 वर्ष 
का अनुभव हो , जिसमें से न्यूनतम 01 वर्ष का उच्च विभव 

अधिष्ठापनों का अनुभव आवश्यक हैं, या 
(3) जिसने भारत के किसी भी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड / सरकार 

द्वारा मान्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा 
प्राप्त करने के उपरान्त विद्युत अधिष्ठापनों के इरैक्शन का न्यूनतम 
05 वर्ष का अनुभव या अनुरक्षण का न्यूनतम 06 वर्ष का अनुभव 
प्राप्त किया हुआ हो, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का उच्च विभव 
अधिष्ठापनों का अनुभव होना आवश्यक है । 
उपविनियम -14(क )(2) एवं 14 ( क)(3) के अन्तर्गत सक्षमता का 
राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एक व्यावहारिक और / या मौखिक परीक्षण द्वारा, 

अभ्यर्थी के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त दिया जायेगा । 
( ख ) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास बी : - सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास बी ऐसे व्यक्ति 

को दिया जा सकेगा : 
(1) जिसने बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ( इलैक्ट्रिसिटी), उत्तराखण्ड द्वारा 

आयोजित सुपरवाइजर परीक्षा पास की हो, या 
( 2) जिसने भारत में किसी भी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा 

प्रदान इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो, या 
( 8) जिसके पास सरकार द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय से 

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैध डिग्री प्राप्त हो , या जिसने 
ए0 एम0 आई0 ई0( इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पार्ट ए और पार्ट बी ) 
उत्तीर्ण किया हो , या 
जिसने सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल 
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक्स 
इंजीनियरिंग में वैध डिग्री प्राप्त की हो एवं उसके द्वारा अर्जित 
ज्ञान का स्तर विद्युत निरीक्षक द्वारा उपरोक्त शर्त 14 ( ख ) ( 2) में 
उल्लिखित अभ्यर्थी के समान हो, पाया जाये । 
उपविनियम (4) के अन्तर्गत अभ्यर्थी के ज्ञान का परीक्षण एक 

व्यावहारिक और / या मौखिक परीक्षण द्वारा किया जायेगा । 
(ग ) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास ए : - सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - ए ऐसे व्यक्ति 

को दिया जा सकता है जिसके पास शर्त 13( ख) में उल्लिखित योग्यता हो 
और 


. 


------ 


---- 


. 


562 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई ० (अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


.... 


(1) जिसे किसी विद्युत ठेकेदार के यहाँ उच्च विभव अधिष्ठापनों में 

कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो , या 
(2) जिसे उच्च विभव अधिष्ठापनों में अनुरक्षण कार्य का न्यूनतम 02 

वर्ष का अनुभव हो । 
एक व्यावहारिक और / या मौखिक परीक्षण द्वारा, अभ्यर्थी के उच्च 
विभव अधिष्ठापनों के ज्ञान का परीक्षण करने के उपरान्त सक्षमता 

प्रमाण पत्र क्लास - ए दिया जायेगा । 
15. पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों द्वारा जारी सक्षमता प्रमाण पत्र को नवीकरण हेतु 

विद्युत निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने पर, सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - बी में 

परिवर्तित किया जा सकेगा । 
16. बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ( इलैक्ट्रिसिटी) : 
(1 ) बोर्ड का गठन :- इन विनियमों में निर्धारित पर्यवेक्षक एवं वर्कमैन की 

परीक्षा लिये जाने के लिए एक बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ( इलैक्ट्रिसिटी) का 
गठन किया जायेगा (जिसे आगे "बोर्ड" कहा गया है) । बोर्ड में विद्युत 
निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार जो कि बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे के 
अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे केन्द्र के लिए जहाँ कि परीक्षा आयोजित की जायेगी, 
दो अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे । अध्यक्ष अभ्यर्थियों 
से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा एवं परीक्षा संचालित किये जाने व परिणाम 

घोषित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा । 
(2 ) वर्कमैन परीक्षाः 
( क ) परीक्षा में भाग लेने के लिए, परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक को न्यूनतम 

आयु 18 वर्ष होनी चाहिए । 
( ख ) विनियम 8( क)(1) के अन्तर्गत परमिट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी परीक्षा में 

भाग लेने के लिए प्रपत्र ए -5 में आवेदन करेगा । 
( ग) वर्कमैन परमिट क्लास - बी हेतु अभ्यर्थियों की व्यावहारिक एवं लिखित 

परीक्षा निम्न पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी । 
(एक) विद्युत का प्रारम्भिक ज्ञान- वोल्ट, एम्पियर , वॉट, ओम का नियम , 

ए 0 सी 0 एवं डी ० सी ०, सुचालक एवं कुचालक । 
( दो ) सुरक्षा विनियम एवं मानक - अर्थिग , क्लीयरेन्सेज, सुरक्षा के उपाय , 

सुरक्षा उपकरणों का उपयोग । 
(तीन ) वायरिंग - सभी प्रकार की फिटिंग एवं ऊर्जा उपभोग करने वाले 

उपकरणों की वायरिंग , मीटर आदि , स्थाई एवं अस्थाई अधिष्ठापनों 

के लिए इनडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार की वायरिंग । 
( चार) माप एवं परीक्षण - इन्सुलेशन और अर्थ प्रतिरोधकता की माप, 

पोलैरिटी का परीक्षण एवं फेजिंग आउट सर्किट्स, ठोस एवं 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर , 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


563 


स्ट्रैन्डेड चालकों के तार का साइज । 
( पांच ) ज्वाइन्ट्स , घण्टी एवं बैटरी का प्रयोग, सामान्य फाल्ट पता करना । 

( छ:). शिरोपरि एवं भूमिगत वितरण प्रणाली । 
( घ ) परीक्षा के अन्तर्गत 100 अंकों की एक प्रयोगात्मक परीक्षा (तीन घंटे) तथा 

50 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी । परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी 
को न्यूनतम प्रयोगात्मक परीक्षा में 50 अंक , मौखिक परीक्षा में 20 अंक और 

सम्मिलित रूप से 75 अंक प्राप्त करने होंगे । 
(3) सुपरवाइजर परीक्षा : 
( क ) परीक्षा में भाग लेने के लिए, परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक को न्यूनतम 

आयु 18 वर्ष होनी चाहिए । 
( ख ) विनियम 14( ख)(1) के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 

सुपरवाइजर परीक्षा में भाग लेने के अभ्यर्थी प्रपत्र ए -6 में आवेदन करेगा । 
( ग) सुपरवाइजर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति को अवश्य ही उत्तराखण्ड बोर्ड से 

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और : 
( एक ) उसे एक लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार के तौर पर विद्युतीय 

अधिष्ठापनों के कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना , 

चाहिए, या 
( दो ) उसे इस राज्य का वर्कमैन परमिट प्राप्त करने के बाद विद्युतीय 

अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक 

अनुभव होना चाहिए, या 
( तीन ) उसे विज्ञान विषय के साथ उत्तराखण्ड बोर्ड की इण्टरमीडिएट 

परीक्षा या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद विद्युतीय 
अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक 

अनुभव होना चाहिए, या 
( चार ) उसे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी ० एस० सी ० 

परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्युतीय अधिष्ठापनों में कार्य करने 

का न्यूनतम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, या 
( पांच ) उसे किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री या किसी सरकारी विभाग या केन्द्रीय 

विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) 
विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रवर्तन से मुक्त किसी संस्थान 
में विद्युत अधिष्ठापनों के कार्य का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव 

होना चाहिए, या 
( छ :) उसे किसी व्यावसायिक / औद्योगिक संस्था से इलैक्ट्रिकल लाइन में 

डिप्लोमा अथवा सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद विद्युतीय 
अधिष्ठापनों में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का व्यावहारिक 
अनुभव होना चाहिए । 


564 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


(घ ) सक्षमता प्रमाण पत्र क्लास - बी हेतु अभ्यर्थियों की लिखित, प्रयोगात्मक एवं 

मौखिक परीक्षा निम्न पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी : 


( एक ) | विद्युत के सिद्धान्त ( दो ) 

विद्युत चुम्बकत्व 
( तीन ) | पदार्थ 

( चार) विद्युत का 

उत्पादन 
( पांच) | विनियम एवं ( छ:) पावर सिस्टम्स 

मानक 
( सात ) घरेलू अधिष्ठापन ( आठ ) इल्यूमिनेशन 
( नौ ) अर्थिंग 

( दस ) | अधिष्ठापनों का 
परीक्षण 

एवं 

मापन 
(ग्यारह) ए0 सी 0 परिपथ ( बारह) | तीन 

फेज 

सिस्टम्स 
( तेरह ) प्रतीक 

( चौदाह) टैरिफ 
(पन्द्रह) विशेष प्रकार के (सोलह ) ए 0 सी 0 जनरेटर 
उपकरण 

( ऑल्टरनेटर) 
( सत्रह). डी ० सी ० जनरेटर ( अठारह) बैटरी 
( उन्नीस) ए ० सी ० मोटर्स (बीस) . डी ० सी ० मोटर्स 
( इक्कीस) कंट्रोल गियर्स ( बाईस) संरक्षण 
( तेईस) | शिरोपरि लाइनें -शिरोपरि वितरण और संचरण 

लाइनों का निर्माण, संचालन और क्लीयरेन्सेंज 
( चौबीस) भूमिगत केबिल्स (पच्चीस) स्विचगेयर एवं 

प्रोटैक्शन 
( छब्बीसाट्रांसफारमर्स ( सताईसा इंस्ट्रूमेन्ट 

| ट्रांसफामर्स 
( अठाईसा ऊर्जा मापन ( उनतीसाक्लीयरेन्सेज 
( ङ) परीक्षा के अन्तर्गत 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा ( 03. घण्टे). 70 अंकों 

की प्रयोगात्मक परीक्षा (02 घण्टे ) और 30 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी । 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम लिखित परीक्षा में 50 
अंक, प्रयोगात्मक परीक्षा में 35 अंक , मौखिक परीक्षा में 15 अंक और 

सम्मिलित रूप से न्यूनतम 120 अंक प्राप्त करने होंगे । 
17. वर्कमैन परमिट एवं सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए सामान्य उपबन्ध : 
(1) वर्कमैन परमिट / सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी विद्युत 

निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन , हल्द्वानी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 
करेगा । आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित होने चाहिए : 
( क ) इन विनियमों के अन्तर्गत यथा आवश्यक तकनीकी / शैक्षणिक 

प्रमाण - पत्रों की प्रतियां जो किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा 
राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथोचित्त रीति से प्रमाणित / स्वप्रमाणित 
होने चाहिए । 


- : 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत्) 


565 


( ख ) फीस के भुगतान की पुष्टि में मूल ट्रेजरी चालान 
( ग ) फोटोग्राफ की बिना माउन्ट की दो प्रतियां ( आकार 3 x 4.5 सेमी० ) 

जो आवेदन पत्र के दिनांक से 06 माह से अधिक पूर्व की न हो 
तथा जिनमें से एक पर नाम लिखकर सामने की ओर से और 
दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा 
राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । सामने की ओर से 
प्रमाणित फोटोग्राफ को एक सादे कागज में चस्पा किया जायेगा 
जिस पर अभ्यर्थी के तीन नमूना हस्ताक्षर भी किसी प्रथम श्रेणी 

मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए । 
( घ) आयुसूचक प्रमाण पत्र । 
( ङ) सेवायोजक / उस संस्था के प्रधानाचार्य / मुख्य शैक्षिक अधिकारी से 

चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक ने सबसे आखिरी में अध्ययन किया 


हो । 


( 2) अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों को सूचित तिथि को विद्युत निरीक्षक के 

कार्यालय में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । 
18. परमिट एवं प्रमाण पत्रों का नवीकरण : 
( 1) इन विनियमों के अन्तर्गत जारी परमिट या प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 

दिनांक से 05 वर्ष तक मान्य होगा । 
( 2) परमिट अथवा प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र ए -8 में किया 

जायेगा । नवीकरण के आवेदन के साथ व्यावहारिक अनुभव के प्रमाण पत्र, 
फीस के भुगतान की पुष्टि में मूल ट्रेजरी चालान , फोटोग्राफ की बिना 
माउन्ट की दो प्रतियां ( आकार 3 ग 4.5 सेमी0) जो आवेदन पत्र के दिनांक 
से 06 माह से अधिक पूर्व की न हो तथा जिनमें से एक पर नाम लिखकर 
सामने की ओर से और दूसरी प्रति पृष्ठ भाग पर किसी प्रथम श्रेणी 
मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न की जानी 
चाहिए । सामने की ओर से प्रमाणित फोटोग्राफ को एक सादे कागज में 
चस्पा किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थी के तीन नमूना हस्ताक्षर भी किसी 
प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने 
चाहिए । परमिट या प्रमाण पत्र धारक द्वारा परमिट अथवा प्रमाण पत्र की 
समाप्ति की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने एवं निर्धारित 
फीस जमा करने पर उसका नवकरण आगामी 05 वर्षों के लिए किया 
जायेगा; 

किन्तु विद्युत निरीक्षक द्वारा यह संतुष्टि हो जाये कि परमिट अथवा 
प्रमाण - पत्र धारक , परमिट अथवा प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के 
दौरान न्यूनतम 02 वर्ष के लिए किसी लाइसेन्सी विद्युत ठेकेदार , विद्युत 
वितरण लाइसेन्सी या स्वीकृतिधारी, सरकारी विभाग, रजिस्टर्ड फैक्ट्री या 
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) 
विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रवर्तन से मुक्त किसी संस्थान में 


566 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


विद्युतीय कार्यों के पर्यवेक्षण / कार्यान्वयन / अनुरक्षण से सम्बद्ध रहा हो या 
धारक उक्त अवधि में लगातार विद्युत अधिष्ठापन कार्यों के सम्पर्क में रहा 
है और उसके पास विद्युतीय अधिष्ठापन के कार्यों के पर्यवेक्षण अथवा . 
कार्यान्वयन से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निर्वहन करने 

हेतु आवश्यक ज्ञान बना हुआ है । 
( 3) उपरोक्त उप प्रस्तर -2 के प्रावधानों के होते हुए, विद्युत निरीक्षक द्वारा 

किसी परमिट अथवा प्रमाण पत्र का नवकरण ऐसे परमिट अथवा प्रमाण 
पत्र की समाप्ति की तिथि के बाद परन्तु समाप्ति तिथि के एक वर्ष के 
भीतर इन शर्तों में निर्धारित नवकरण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त होने 
पर उसी क्रमांक के साथ, जारी किये जाने / नवकरण के दिनांक से 
अवशेष अवधि के लिए किया जा सकता है । यदि नवीकरण हेतु आवेदन 
समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर प्राप्त न हुआ हो तो उसे नये आवेदन 

के तौर पर लिया जायेगा । 
19. प्रमाण पत्र / परमिट जारी करना निषिद्ध : 
(1) यदि आवेदक द्वारा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हुई हो अथवा डिप्लोमा , 

डिग्री, सर्टीफिकेट प्राप्त करने की तिथि या इन विनियमों में इस उद्देश्य 
के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से 05 वर्षों के 
भीतर आवेदन न किया गया हो तो प्रमाण पत्र अथवा परमिट जारी नहीं 
किया जायेगा बशर्ते यह सिद्ध न कर लिया जाये कि आवेदक इस पूर्ण 
अवधि के दौरान विद्युत के क्षेत्र से सम्बद्ध रहा हो और उसे प्रमाण 

पत्र / परमिट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता न हुई हो । 
( 2) नवीकरण न कराये जाने के कारण प्रमाण पत्र / परमिट के अविधिमान्य होने 

की स्थिति में नया प्रमाण पत्र या परमिट तभी जारी किया जायेगा जब 
विद्युत निरीक्षक का यह समाधान हो जाये कि धारक प्रमाण पत्र या परमिट 
की वैधता की अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात् आवेदन करने की तिथि 
तक विद्युत के क्षेत्र में रहा हो एवं उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक 

रहा हो । 
( 3) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र / परमिट जारी नहीं किया जायेगा अथवा 

जारी प्रमाण पत्र / परमिट का नवकरण नहीं किया जायेगा जिसने 58 वर्ष 
की आयु पूर्ण कर ली हो जब तक कि ऐसा व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड डाक्टर 
से शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने हेतु स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र 

प्रस्तुत नहीं करता है । 
20. प्रमाण पत्र या परमिट की द्वितीय प्रति : - आवेदक की प्रार्थना पर विद्युत 

निरीक्षक द्वारा यह संतुष्ट हो जाने पर कि इन विनियमों के अन्तर्गत जारी मूल 
प्रमाण पत्र या परमिट खो गया है अथवा नष्ट हो गया है, द्वितीय प्रति जारी की 
जा सकेगी । परमिट / प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन 
के साथ मूल प्रमाण पत्र / परमिट के खो जाने / नष्ट होने के प्रमाण के साथ इन 
विनियमों में निर्धारित फीस का मूल चालान, शपथ पत्र और जैसा कि विनियम 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत्) 


567 


18(2) में दिया गया है नमूना हस्ताक्षर एवं दो फोटोग्राफ ( आकार 3 x 4.5 सेमीo) 

संलग्न किये जाने चाहिए । 
21. प्रमाण पत्र या परमिट को वापस लेना, निलम्बन या निरस्तीकरण : 
(1) यदि प्रमाण पत्र या परमिट का धारक इन शर्तों या विद्युत अधिनियम, 2003 

के प्राविधानों या उनके अर्न्तगत बनाये गये नियमों और विनियमों के 
उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो विद्युत निरीक्षक द्वारा आवश्यक समझे 
जाने पर ऐसे प्रमाण पत्र या परमिट को तुरन्त निलम्बित किया जा सकता 
है, और तत्पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध 
कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए ऐसे प्रमाण पत्र या परमिट को 

निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी । 
( 2) उपरोक्त उप विनियम (1) के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी किया 

गया प्रत्येक आदेश राज्य सरकार द्वारा पुर्नविचार योग्य होगा बशर्ते कि 
पुर्नविचार हेतु सरकार को प्रार्थना आदेश के दिनांक के 90 दिनों के भीतर 

की जाये । 
22. प्रमाण पत्र या परमिट प्रस्तुत किया जाना : 

प्रमाण पत्र या परमिट का धारक विद्युत निरीक्षक या उसके सहायकों द्वारा या 
उपभोक्ता या स्वामी , जिसके लिए वह कार्य कर रहा है द्वारा मांगे जाने पर 

निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र / परमिट प्रस्तुत करेगा । 
23. इन शर्तों के अर्न्तगत निम्नांकित फीस लगाई जायेगी । 
(1) आवेदन फीस : 
( क ) सुपरवाइजर परीक्षा अथवा परीक्षा से अवमुक्त ₹ 200.00 

किये जाने हेतु 
वर्कमैन परीक्षा अथवा परीक्षा से अवमुक्त किये 100.00 


रखा 


जाने हेतु 


₹ 500.00 


₹ 500.00 


₹ 200.00 


₹ 300.00 


( 2) ( क ) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस 

परमिट जारी करने के लिए फीस 
(ग ) परमिट के उच्चीकरण के लिए फीस 

( घ ) प्रमाण पत्र के उच्चीकरण के लिए फीस 
( 3 ) परीक्षा के लिये फीस : 

सामान्य पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर 
परीक्षा (लिखित) 
सामान्य पाठ्यचर्या के आधार पर सुपरवाइजर 
परीक्षा ( मौखिक एवं प्रयोगात्मक) 
उत्तराखण्ड पाठ्यचर्या के आधार पर 

सुपरवाइजर परीक्षा (लिखित) 
( घ ) 

उत्तराखण्ड पाठ्यचर्या के आधार 


₹ 300.00 


₹ 300.00 


( ख ) 
( ग ) 


₹ 300.00 


₹ 300.00 


568 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


₹ 200.00 


₹ 250.00 . 


₹ 400.00 


सुपरवाइजर परीक्षा ( मौखिक एवं प्रयोगात्मक ) 

वर्कमैन परीक्षा 
( 4 ) 

प्रमाण पत्र या परमिट की द्वितीय प्रति जारी 

करने के लिए फीस 
( 5 ) 

प्रमाण पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए 
फीस ( यदि आवेदन प्रमाण पत्र या परमिट की 

समाप्ति की तिथि से पहले प्राप्त हो ) 
( 6) नवीकरण के लिए विलम्ब शुल्क : 

( क ) प्रमाण पत्र 
( ख ) 

परमिट 


₹ 200.00 


₹ 100.00 


टिप्पणी : 


(1) सभी शुल्क उत्तराखण्ड राज्य के किसी कोषागार या उप कोषागार में लेखाशीर्षक 

0043 -विद्युत पर कर तथा शुल्क , 102 – भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत 
फीस के अन्तर्गत जमा की जायेगी । 


( 2) कोषागार चालानं जिनमें लेखाशीर्षक अंकित किया गया हो कार्यालय विद्युत 

निरीक्षक , उत्तराखण्ड शासन , हल्द्वानी, सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय, 
देहरादून, रूड़की या नैनीताल, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि 0 के उपखण्डीय 
कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं । प्राप्तांकित ट्रेजरी चालान विद्युत निरीक्षक 
को अग्रसारित किये जाने चाहिए । नकद भुगतान नहीं किया जाना चाहिए । 


(3) अभ्यर्थियों को स्वयं यह संतुष्ट कर लेना चाहिए कि , जिस प्रयोजन हेतु फीस 

जमा की जा रही है उसके लिए वह अह हैं क्योंकि किसी भी स्थिति में आवेदन 
शुल्क अथवा अन्य शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी । 
नोट फीस समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जा सकेगी । 


- . 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव 


T 1] 


BERGUE TUC, 26 756 , 2016 so (31UERTT 05, 1938 914 496 ) 


569 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation ofNotification No. 800 /1/2016-01/04 /2014 , dated 
November 21, 2016 for general information : 


NOTIFICATION 


November 21 , 2016 


No. 800 /1/2016-01/04/ 2014 -- In pursuance ofRegulation -3 and Regulation - 29 of CentralElectricity Authority 
(Measures relating to safety an Electric supply ) Regulation , 2010 and in supersession of all previous notifications 
and orders, if any, the Government of Uttarakhand hereby makes the following regulations and conditions for 
issuing certificates of competency to electrical supervisors and permits to electricalworkmen under the aforesaid 
regulations. 


REGULATIONS AND CONDITIONS FOR THE GRANT OF CERTIFICATES OF COMPETENCY TO 

ELECTRICAL SUPERVISIORS AND PERMITS TO WORKMEN - 2016 


Short title and 
commencement 


1 (1 ) These rule may be called "The Regulations and conditions for the 

grant of certificates of competency to Electrical Supervisor and 

permits to Workmen , 2016 ". 
( 2 ) It shall come into force atonce . 
(3) These regulations and conditions shall apply to the whole of the 

Uttarakhand . 
2 Purpose : 

These conditions will regulate the grant of certificate of 

competency to supervisors and permit to workmen . 
3 Types of Certificate : 

There shall be two types of certificates : 
( a ) Workman Permit 
(b ) Supervisor competency Certificate 

PERMITS TO WORKMEN 
There shallbe two categories of Workmain permit, viz . " Workman Permit 
Class A Workman Permit Class- B . 
Nature of Work :- A Workman holding Class -B Permit can carry out Low 
Voltage and Medium Voltage Electrical Installation works, (Up to and 
including 650 volts ) or can work in an establishment for the operation 
and maintenance works (Up to and including 650 volts ), 
authorization . 
A Workman holding Class- A Permit can carry out Low Voltage, Medium 
Voltage and High Voltage (up to and above 650 Volts) electrical 
installation work or can work in an establishment for the operation and 
maintenance work (up to and above 650 volts ) on authorization . 
A workman permit holder is not authorized to undertake supervising or 
electrical contracting work . 


5 


on 


570 


BTRENGUE VE, 26 794& , 2016 so (31UERTU 05, 1938 9.Ha) 


[ATT 1 


100 


6 Application :- An application for grant ofworkman permit shall bemade 

to the Electrical Inspector, Government of Uttarakhand , at Haldwani. 
Application for grant of workman permit class -B under sub regulation 
8 ( a )( 2 ) shall be made in form A - l. Application for grant of workman 

permit class- A shallbe made in form A - 2 . 
I Certificate :- The workman permit shall be granted in form B - 1. 

Eligibility for Grant ofworkman permit : 
( a ) Workman Permit Class-B :- A Workman s permit Class-B can be 

granted to a person from the Uttarakhand State or working in 
Uttarakhand State , who holds any one of the qualifications 

mentioned in sub regulation ( 1) and ( 2 ) below 
( 1) He has passed the workman examination conducted by Board of 

examiners (Electricity ) . 
( 2 ) - (0 He holds the "National Trade Certificate " in Electrician , 

Wireman Electrical Sector or Lineman Trade after 
completion of two years training or 18 months training 
followed by six months in -plant training , or 
Holds "National Apprenticeship . Certificate in Wireman , 

Electrician , Line man trade , Electrical Sector, or 
( li) Holds diploma in wireman and lineman granted by ministry of 

labour Govt. of India , or has passed two years course in the 
trade of Wireman , Electrician , Electrical Sector or Electrical 

Wiring from any Industrial Training Institute , or 
(iv) is an Ex -Service man in the trade of Electrician , Wireman , 

Electrical Fitter or instrument fitter etc. discharged from the 
Indian military , navy or air force at the discretion of the 
President. 

and 
He has at least two years work experience in electrical 
installation works, or 
The level of knowledge acquired by him is proved to the 
satisfaction of Electrical Inspector to be suitable for working 
in electrical installation.. 
Knowledge of the candidate shall be tested bymeans of a 

practical and / or oral test. 
(b ) Workman Permit Class - A : A Workman permit Class- A can be 

granted to a person from the Uttarakhand state or working in 
Uttarakhand state , who holds qualification mentioned in condition 

7 (a ) above and 
(0 ) Has at least two years,work experience in -high -voltage - installation 

works under an ElectricalContractor or 


. 


. 


PTT 1] 


BTRGUS TE, 26 7 , 2016 $ o (3146144 05 , 1938 219 Hom ) 


571 


(2) Has at least two years maintenance experience in high voltage 

installation works . 
Workman permit Class - A shall be granted after testing candidate s 
knowledge in high voltage electrical installation works, bymeans of 

a practical and / or oral test. 
9 Wireman permits issued under previous notifications and orders shall be 

changed to workman permit class-B as and when such permits are 
received at Electrical Inspector office for renewal. 

COMPETENCY CERTIFICATE TO ELECTRICAL SUPERVISORS 
10 There shall be three categories of certificates of competency of Electrical 

Supervisors 
(a ) National Certificate of Competency which will be eligible for 

recognition by other State Governments in the Indian Union . 
(b ) Certificate of competency Class - A which will be valid within the 

State 
(c ) Certificate of competency Class-B which will be valid within the 

State 
11 Nature of Work :- A supervisor holding certificate of competency Class-B 

can carry out and supervise Low Voltage and Medium Voltage Electrical 
Installation works , (Up to and including 650 volts) , under a licensed 
electrical contractor or can work in an establishment for the operation 
and maintenance works (Up to and including 650 volts ), 
authorization . 
A supervisor holding certificate of competency Class-A can carry out 
and supervise Low Voltage , Medium Voltage and High Voltage 
Electrical. Installation works , (Up to and above 650 volts ) , under a 
licensed electrical contractor or can work in an establishment for the 
operation and maintenance works (Up to and above 650 volts), on 
authorization , 
A competency certificate holder is notauthorized to undertake electrical 

contracting work unless he holds a contractor license 
12 Application :- An application for grant of certificate of competency 

under regulation 14 shall be made to the Electrical Inspector, 
Government of Uttarakhand , at Haldwani. Application for grant of 
NationalCertificate of competency under sub regulation 7 (A ) 14 (A ) shall 
be made in form A - 7 . Application for grant of supervisor competency 
certificate class-B shall be made in form A - 3 . Application for grant of 

supervisor competency certificate class- A shall be made in form A - 4 . 
13 Certificate . The Competency Certificate shall be granted in form B2. 

NationalCertificate of Competency shall be granted -in -form -B3. 


on 


572 


(1 ) 


BTRAGUE TWC, 26 70 + , 2016 So (31ERTT 05, 1938 9 ) 

[ANT 1 
14 Eligibility for Grant of Certificate ofcompetency to Electrical Supervisor : 
(a ) A National Certificate of Competencymay be granted to a person 
who 

Has passed the examination held on the basis of common 

syllabus approved by Central Electricity Authority , or 
(2) Holds a valid degree in Electrical Engineering / Electrical & 

Electronics Engineering from any University recognized by 
Government or a pass in A.M.I.E. (Part- A and B in Electrical 
Engineering), and has secured at least two years erection 
experience or at least four years maintenance experience in 
electrical installations. Out of which at least one year s 

experience in high voltage installation is necessary, or 
( 3 ) Holds a Diploma in Electrical Engineering granted by the 

Board of Technical Education of any State Government in 
India /Degree in electrical engineering granted by any 
university recognized by government and has secured at 
least five years erection experience or at least six years 
maintenance experience in electrical installations. Out of 
which at least two years experience in high voltage 
installation is necessary . 
National Certificate of Competency under sub regulation 
14 (a ) (2) and 14 (a )(3) shall be granted , after testing 
candidate s knowledge in high voltage electrical installation 

works, by means of a practical and / or oral test. 
(b ) Supervisor Competency Certificate Class -B : A Supervisor 

Competency Certificate Class- B can be granted to a person who - 
(1 ) Has passed the Supervisor examination conducted by Board . 

of examiners (Electricity), State of Uttarakhand, for grant of 
such certificate . or 
Holds a Diploma in Electrical Engineering granted by the 
Board of Technical Education of any State Government in 

India , or 
(3 ) Holds a valid degree in Electrical Engineering from any 

University recognized by Government. Or a pass in A.M.I.E. 
(Part- A and B in Electrical Engineering), or 


Holds a valid diploma in electrical engineering /degree in 
Electrical & Electronics Engineering from any University 
recognized by Government, and if the level of knowledge 
acquired by him is proved to the satisfaction of the Electrical 
Inspector fo be at parwith that of a candidate mentioned 


TT 1] 


HTTXIgue IC, 26 14:48, 2016 40 (3614UI 05, 1938 8/6 4 ) 


573 


in sub condition 14 ( b ) (2 ) above. Knowledge of the 
candidate shall be tested by means of a practical and / or . 

oral- test. 
( c ) Supervisor Competency Certificate Class- A : A Supervisor 

Competency Certificate Class- A can be granted to a person who 
holds any of the qualifications mentioned in condition 14/6 ) above 
and 
( 1) has at least two years work experience in high voltage 

installations of voltage exceeding 650 volts , under an 

Electrical Contractor or 
(2 ) Has at least two years maintenance experience in high 

voltage installations of voltage exceeding 650 volts. 
Supervisor competency certificate Class - A shall be granted 
after testing candidate s knowledge in high voltage 
electrical installation works, bymeans of a practical and/ or 

oral test. 
15 Supervisor competency certificate issued under previous notifications 

and orders shall be changed to supervisor competency certificate class 
B as and when such supervisor competency certificates are received at 

Electrical Inspector office for renewal. 
16 Board of Examiners (Electricity ) : 
(1) Constitution of the Board : For the purpose of conducting 

examinations for supervisors and workmen as prescribed in these 
conditions; a Board of Examiners (Electricity.) shall be constituted 
(hereinafter referred to as " the Board " ). The Board shall consist of 
the Electrical Inspector to government of Uttarakhand who will be 
ex -officio Chairman of the Board and two other members 
nominated by the Government of Utfarakhand for each centre 
wherever an examination may be held . The Chairman will receive 
applications from the candidates and make all necessary 

arrangements for holding the examination and declare the results . 
(2 ) Workman Examination 
(a ) Minimum age limit for appearing in the examination shall be 18 

years on the date of commencement of the examination . 
(b ) A candidate who desires to appear in workman examination to get 

a workman permit under regulation 8a (1) will apply in form A -5 . 
( c ) Candidates for the examination for B Class workman will be 

examined in practical and oral tests in accordance with following 
syllabus 

Elementary knowledge of Electricity- Volts , Amperes, Watts, 
Ohm s Law , A.C. and D.C., Insulators, Conductors 


574 


BTRIQUE GT, 26 7q +& , 2016 {o (314ERIUT 05, 1938 219 Haq ) 


[ 1 


. 


Safety Regulation and Standards- Earthling, Clearances, 

Safety Measures, Uses of safety equipments. 
( ili ) Wiring - Wiring of all types of fittings and Energy Consuming 

Appliances, Meters etc., Wiring in both indoor and outdoor 

locations forpermanent and temporary installations. 
(iv ) Measuring and testing Measurement of Insulation and 

earth resistance , testing of polarity and phasing out circuits, 
Size of wires of solid and stranded conductor 
Joints , Use of bells and battery , location of common fault . 


(vi) Overhead and underground distribution systems. 
( d ) The examination will consist of practical test (3 hours ) carrying 100 

marks and oral test of 50 marks. To pass the examination a 
candidate will have to secure minimum 50 marks in practical, 20 

marks in oral and 75marks in aggregate . 
( 3 ) Supervisor Examination : 
(a) Minimum age limit for appearing in the examination shall be 18 

years on the date of commencement of the examination . 
(b ) A candidate who desires to appear in supervisor examination to 

get a supervisor competency certificate under regulation 13b ( 1) 

will apply in form A -6 . 
(c ) Candidate for examination of supervisors shall be a person who has 

passed High School examination of Uttarakhand Board or 
equivalentand 
(0) Has gained minimum five years practical experience in 

electrical installation works a licensed electrical 
contractor, or 
Has gained minimum five years practical experience in 
electrical installation works after obtaining workman permit 

of this state , or 
(ii) Has gained minimum five years practical experience in 

electrical installation works after passing Intermediate 
examination of Uttarakhand Board with science as a subject 
or equivalent, or 


as 


( iv ) . Has gained a practical experience of at least 03 year in 

electrical installation works after passing B.Sc. examination 

from an University established by Law , or 
(v ) Has gained a practical experience of at least ten years in 

electrical- installation works, in a registered factory or a 


T 1] 


TRIGUE TUTT , 26 7q +6 , 2016 0 (34 & RAUT 05, 1938 90 99T ) 


575 


government department, or an institution exempted under 
the provisions of regulation 29 of Central Electricity Authority 
(Measures relating to safety and Electric supply ) Regulation; 

2010 . 
(VI) Has gained a practical experience of at least five years in 

electrical installation works after passing a diploma or a 
certificate electrical line from any vocational/ industrial 

institute of this state . 
(d ) Candidates for the examination for Supervisor will be examined in 

written , practical and oral tests in accordance with following 
syllabus 


(1) 


of 


Principles 
Electricity 


Electromagnetism 


Materials 


Generation of Electricity 


( iv ) 
(vi) 


and 


Regulations 
Standards 


Power Systems 


( vii) Domestic installation (viii) Illumination 
(ix ) Earthling 

Installation testing and 

measurements 
(xi) A.C. Circuits 

( xit) Three Phase systems 
(xill) Symbols 

(xiv ) Tariffs 
(xv ) Special Type of (xvi) AC 

Generators 
-Equipments 

( Alternators ) 
(xvii) DC Generators (xvlli) Batteries 
(xix) AC Motors 

(xx ) 

DC Motors 
( xxl) Control gears 

(xxil) Conservation 
(xxiil) Over Head lines Construction , Operation and 

clearances of over head transmission and distribution 
lines 


(xxiv ) Under Ground (xxv ) Switch gear and 
Cables 

protection 
(xxvi) Transformers 

( xxvii) Instrument Transformers 
(xxvili) Energy 

(xxix ) Clearances 
Measurements 


( e ) The examination will consist of a written test ( 3 hours) carrying 100 

marks, a practical test 12 hours) carrying 70 marks and oralfest of 
30 marks. To pass the examination a candidate will have to secure 
minimum 50 marks in written, 35 marks in practical, 15 marks in oral 
test and T20 marks in aggregate . 


576 


Barque TT, 26 794¢ , 2016 $ 0 (34 & 4 05, 1938 • yam ) 


[ATT 1 


17 Common Clause for workmen permit and competency certificates - 
(1 ) A Person who desires to get a permit / competency certificate shall 

make an application to the Electrical-inspector-to -Government of 
Uttarakhand at Haldwani in the prescribed form . The application 
shall be accompanied by 
(a ) Copy of the certificates showing technical/ education 

qualifications, as prescribed in these regulations dully 
attested by first class magistrate or a gazette government 

officer or self attested . 
(b ) Original treasure challan in support of payment of 

application fee . 
( c ) Two copies of un mounted photographs (Size 3x 4.5 cm .) not: 

older than 06 months from the date of application , with the 
name written on the front on one and on back on the other. 
The photographs shall be dully attested by a first class 
magistrate or a gazette government officer on the front on 
one of the copies and on back of the other. The photograph 
attested on the front shall be affixed in a plain paper, in 
which 03 nos. of specimen signatures of the candidate shall 
also be attested by a first class magistrate or a gazette 

government officer. 
( d ) Proof of date ofbirth . 
(e ) . A. certificate of character from the principal/ academic 

officer of the institution ...at - which - the- applicant - last 

studied /the employer if any . 
(2 ) The Original Certificates shall be produced for verification by the 

applicant at the Electrical Inspector s Office on a date notified to 

the applicant. 
18 Renewal of Certificates and permits : 
(1) À certificate or permit granted under these regulations shallbe 

valid for five years from the date of its issuing . 
(2 ) Application for renewal of certificate or permit shall be made in 

form A -8 . Application for renewal shall be accompanied by copy of 
certificates showing practical experience, original treasury challan 
in support of payment of renewal fee , two copies of unmounted 
photographs (Size 3x 4.5 cm .) not older than 06 months from the 
date of application , with the name written on the front on one and 
on back on the other. The photograph attested on the front shall 
be affixed in a plain paper, in which 03 nos. of specimen signatures, 
of the candidate shall also be attested by a first class magistrate or 
a gazette government officer. On the application of the holder of 


HIHI 1] 


GTAGUE #C, 26 7dtek , 2016 $o ( 3116RM 05 , 1938 90 Y90 ) 


577 


the certificate or permit in prescribed form made before the date 
of expiry of the certificate or permit , the same shall be renewed for 
a further period of five years on payment of the prescribed fee . 
Provided that the Electrical Inspector is certified that the holder has 
actually being engaged in supervision /execution / maintenance of 
electrical installation work , as the case may be , with a licensed 
electrical contractor, electricity distribution licensee or sanctioned 
holder, registered factory or institution exempted by government 
from regulation 29 of Central Electricity Authority (Measures relating 
to safety and Electric supply ) Regulation , 2010 or a Government 
Departmentfor at least for two years during the period of validity, or 
-that--the holder has continued to be in touch with electrical 
installation work and continues to possess necessary knowledge so 
as to enable him to carry out efficiently his duties of supervision or 

execution of electrical installation work , as the case may be. 
(3 ) Subject to provision of clause (2 ) above , a certificate or permit may 

be renewed by the Electrical Inspector after the date of expiry but 
within one year of that date, on payment of a fate fee as 
prescribed in these conditions together with the prescribed renewal 
fee , with the existing no . from the date of issue /renewal for the 
balance period. If the application for renewal is not received within 
one year from the expiry date the same shall be treated as a fresh 

one . 
19 Restriction for the issue of certificate /permit : 
( 1 )—A certificate or permit shall not be issued if the applicant has not 

attained the age of 18 years or application therefore is not made 
within five years of the date of Diploma, Degree , Certificate or 
within five years of the date of deceleration of the result of the 
examination held for the purpose asmentioned in these conditions, 
unless it is proved that the applicant had all along been the 
electrical line and there had been no necessity for him to obtained 

the certificate /permit 
( 2 ) In the case of certificate /permit having become invalid due to non 

renewal, fresh certificate or permit shall not be issued unless the 
Electrical Inspector is satisfied the holder had been in electric line 
both during the currency of the lapsed certificate or permit as well 
as thereafter till the date of making of application or fresh 
certificate or permit , and his work and conduct had been 

satisfactory . 
( 3) No certificate or permit shall be issued or renewed in favour of a 

person who has attained the age of 58 years unless he furnishes a 
medical certificate from a registered doctor that he is fit_to 
undertake physical and manualwork . 


578 


TRIQUE Fuc, 26 7q +67, 2016 0 (31TERUT 05, 1938 10 HC) 


[OFT 1 


20. Duplicate copy of a Certificate or Permit- On being satisfied that an 

original certificate or permit granted under these regulations has been 
lost or destroyed, the Electrical Inspector may, on request in writing by 
the applicant, grant a Duplicate . Application for issue of duplicate copy 
of a certificate or permit must be accompanied by proof of loss of 
original certificate or permit, together with a treasure challan of the 
prescribed fees under these regulations, an affidavit, specimen 
signatures and two photographs (size 3x4.5Cm ) as provided under 

condition 18 (2 ). 
21. Withdrawal, Suspension or cancellation of certificate or permit . 
(1) If any person holding a certificate or permit is found guilty of 

-infringement of these conditions or the provisions of Electricity Act 
2003 or Rules and regulations made there under, the Electrical 
Inspector may, if he considers necessary, immediately suspend the 
certificate or permit and thereafter take steps for cancellation of 
the certificate /permit after giving to the person concerned an 

opportunity to show cause against the proposed action , 
(2 ) Every order made by the Electrical Inspector under sub regulation 

(i). above shall be subject to revision by the State Government 
provided that the application for revision is made to government 

within a period of 90 days from the date of its order. 
22. Production of Certificate orpermit : 

The holder of the certificate or permit shall produce it for inspection on 
demand by the Electrical Inspector or his assistants or by the consumer or 

owner for whom he is working or proposes to work . 
23. The following fees shallbe levied under these conditions : 
(1) Application fee for 

Examination 
or exemption from * 200.00 

Supervisors examination 
(b ) Examination 

exemption from * 100.00 
appearing in workmen s examination 
( 2 ) ( a ) Fee for issue of Certificate 

500.00 
(b ) Fee for issue of Permit 

500.00 
( c ) Fee for up gradation of Permit 

* 200.00 
Fee for up gradation of supervisor 300.00 
(d ) 

certificate 
( 3 ) Examination fee for : 
( a ) Supervisors examinations on 

300.00 
syllabus. (Written ) 
(b ) Supervisors examinations on 

300.00 
syllabus. (Oral and practical) 


or 


common 


---- 


:- . 


common 


TIVI 1] 


BallGUS THT, 26 704& 2, 2016 po (3UERUT 05, 1938 91 HC) 


579 


Note : 


Supervisors examinations on Uttarakhand 
300.00 

syllabus (Written ) 
( d ) 

Supervisors examinations on Uttarakhand 300.00 

syllabus (Oral and practical) 
( e ) Workmen s examination 

* 200.00 
Fee for issue of Duplicate copy of * 250.00 

certificate or permit 
( 5 ) 

Renewal fee for certificate or permit ( if * 400.00 
application is made before the expiry of 

certificate or permit ) 
(6 ) Late fee for renewal : 
( a ) Certificate 

* 200.00 
(b ) Permit 

* 100.00 
(1 ) All fee shall be payable in treasury or sub - treasury of the State of 

Uttarakhand under the head 0043 Vidyut Kar Tatha Shulk-(102) Bhartiya 
Vidyut Niyamwali Ke Antargat Fees. 
Treasury Challan Form with head of Account printed on them can be 
obtained from the office of the Electrical Inspector to Government of 
Uttarakhand at Haldwani (Nainitail). Assistant Electrical Inspector to 
Government of Uttarakhand at Dehradun , Roorkee or Haldwani 
(Nainital), Electric supply undertakings divisional or sub division office of 
the Uttarakhand Power Corporation Ltd. The receipted treasury challan 
should be forwarded to the Electrical Inspector. Payment must not be 

made in cash , currency notes. 
(3 ) Candidatesmust satisfy themselves that they are eligible for the purpose 

for which the fee in being deposited , because no claim for the refund of 
application fees or any fees shall be entertained under any 
circumstances. 
Fees shall be subject to revision by the government time to time. 


( 2 ) 


By Order, 


Dr. UMAKANT PANWAR , 


Principal Secretary. 


qoymoyo (31ROSO) .-48-PAGE / 562—4TT 1–2016 ( 

74c / l) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


. 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ०एन० / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

October 27th , 2016 
No.271/UHC /XIV -a- 25 /Admin.A /2011 -- Sri Shahjad Ahmad Wahid, the then Civil Judge (Jr. Div .),Ranikhet, 
District Almora, presently posted as 4th Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun is sanctioned 
-paternity-leave for 15-days- w.e.f.02.05.2016 to-16: 05.2016, in terms of- G.O - No.819/ xxxvii (7 ) 34/ 2010-11 , dated 
31.12.2013. 

NOTIFICATION 

October 27 , 2016 
No.272 /UHC /XIV /82/ Admin.A /2003 -- Smt.Pritu Sharma, ADJ/FTC /Special Judge (POCSO ), Haldwani, 
District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days. w.e.f. 15.10.2016 to 24.10.2016. 


NOTIFICATION 

November 17 , 2016 
No. 285 /XIV - a /51/ Admin.A /2015 --Ms.Maju Devi, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .), Haldwani, District 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 13.10.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 
8-12 October, 2016 as second Saturday, Dussehra holidays and Moharram holiday respectively and suffix 
12-14 November, 2016 as second Saturday, Sunday and Guru Nanak s Birthday holiday. 


NOTIFICATION 

November 17 , 2016 
No.286/UHC / XIV - a /37 / Admin.A /2013 -- Sri Sachin Kumar Pathak , Civil Judge (Jr. Div.), TehriGarhwalis 
hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 02.11.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 28.10.2016 
to 31.10.2016 as Diwali holidays , 01.11.2016 as local holiday and suffix 12.11.2016 to 14.11.2016 as second 
Saturday Sunday and Kartik Purnima holidays . 


-ख 


738 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


November 17 , 2016 


No. 287/UHC/ XIV -a /8 /Admin.A /2009 -- Sri Sundeep Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, DistrictNainital 
is hereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 17.10.2016 to 11.11.2016 with permission to prefix 16.10.2016 
as Sunday holiday and suffix 12-14 November, 2016 as public holidays . 


NOTIFICATION 


November 19 , 2016 


No. 290 /UHC //XIV-a -43 /Admin.A /2008 -- Sri Harish Kumar Goel, Principal Judge, Family Court, Dehradun 
is hereby sanctioned medicalleave for 06 days w.e.f. 21.10.2016 to 26.10.2016 . 


NOTIFICATION 


November 19 , 2016 


No. 291/UHC //XIV -a /42 /Admin.A /2013-- Sri Vinod Kumar, 5th Additional District and Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned medicalleave for 08 days w.e.f. 19.10.2016 to 26.10.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी 


कार्यालय आदेश 


26 अक्टूबर, 2016 ई ० 


- 


संख्या 490 / पंजीनि0 / 2016 - वाहन सं 0 UA10-4513 BUS, मॉडल 2001, चेसिस नं0 412050HZZ119173, इंजन 
नं 0 00H62160150, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री उदय सिंह रावत पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम मडीयासारी 
ब्रहमखाल, जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 05.10.2016 को आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस नं ० 
प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में 
बेच दी हैं तथा चेसिस नं 0 वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.10.2016 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , मनोज कुमार त्यागी, कर / पंजीयन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन रहते हुए केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UA10-4513 BUS, मॉडल 2001, 
चेसिस नं 0 412050HZZ119173, इंजन नं0 00H62160150 , का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


: 


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, 

उत्तरकाशी । 


739 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


20 अक्टूबर , 2016 ई ० 
संख्या 2254 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UKOHAG -5666 / 2016- वाहन संo UKOHAG-5666, मॉडल 2015, चेसिस 
संख्या MALBM51RLFM135447G, इंजन नं 0 DAFCFM358874, कार्यालय में श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री रामअकबल सिंह, 
निवासी ग्राम पैयपुरा, खटीमा, निशांत पैकेजिंग यूनिट, किच्छा रोड, बगवाडा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत 
है । वाहन स्वामी ने दिनांक 17.10.2016 को आवेदन करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्णरूप 
से क्षति ग्रस्त हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का कर एकबारीय जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKOHAG -5666 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 
MALBM51RLFM135447G तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


20 अक्टूबर, 2016 ई ० 
संख्या 2255 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR47-0614 / 2016- वाहन सं 0 HR47-0614, मॉडल 1994, चेसिस संख्या 
360324BVQ703620, इंजन नं0 697D23BVQ709655, कार्यालय में श्री मौ 0 उमर पुत्र श्री मौ 0 इरफान , निवासी वार्ड नं 0 6 , 
नियर बैक ऑफ बड़ौदा , सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 15.10.2016 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के 
कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR47-0614 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 
360324BVQ703620 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


24 अक्टूबर , 2016 ई ० 
संख्या 2276 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / HR37-5601 / 2016- वाहन सं 0 HR37-5601 , मॉडल 1996, चेसिस संख्या 
373012GTQ723143. इंजन नं 0 697D22GTQ773008, कार्यालय में श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, निवासी म0 नं0 67, 
पंजाबी कॉलोनी, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 20.10.2016 को आवेदन -पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में 
संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR37-5601 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 
373012GTQ723143 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 


740 


उत्तराखण्ड गजट , 26 नवम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 05, 1938 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


27 अक्टूबर , 2016 ई ० 


पत्रांक 1831 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UA03-2482, मॉडल 2004, चेसिस 373341DVZ003008 , 
इंजन नं0 697TC45DVZ109855 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीमती कमला कठायत पत्नी श्री भूवन सिंह 
कठायत, आमबाग, टनकपुर, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 13.10.2016 को आवेदन - पत्र के साथ मूल 
चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया हैं कि उनका वाहन चलने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को वाहन संख्या UA03 
2482, चेसिस 373341DVZ003008 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

आदेश 


- 


27 अक्टूबर , 2016 ई ० 
पत्रांक 1832 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0 के 0 03 टी 0 ए0-0937, मॉडल 2015, चेसिस 
MABEUA61S00763997, इंजन नंo F8DN5539183 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री विपिन मुरारी पुत्र श्री मथुरादत्त , 
निवासी डुंगरी फाल, पोस्ट कर्णकरायत, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 07.10.2016 को आवेदन -पत्र 
के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, बीमा 
कम्पनी द्वारा वाहन को पूर्णक्षति मान कर, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , बिपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 
-1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.10.2016 को वाहन संख्या यू0के0_03_टी0ए0 = 0937, 
चेसिस MA3EUA61S00763997 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

बिपिन कुमार सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0)-48 हिन्दी - गजट / 562 - भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


